. 


. 


" 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

20 श्रावण, 1937 ( २०) 
संख्या 586 राँची, मंगलवार । 

11 अगस्त , 2 0 15 ( ई० ) 
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग 


8 


। 


ज 


( कृषि प्रभाग) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
10 अगस्त, 2015 


संख्या- NFSM/ समेति - 16 / 2008 -09 -3 0 12 .. कृ0 केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य 
सुरक्षा मिशन ( NFSM ) योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 
प्रचारित योजना मार्गदर्शिका की कंडिका-4.2.2 के आलोक में राज्य स्तर पर State 
Agricultural Management & Extension Training Institute ( समेति ), झारखण्ड एवं 
जिला स्तर पर Agricultural Technology Management Agency ( आत्मा) द्वारा योजना का 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 11 अगस्त , 20 15 


कार्यान्वयन किये जाने के अनुदेश के आलोक में निदेशक समेति, झारखण्ड को अपने पद के 
अतिरिक्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय मिशन निदेशक के रूप में 
कार्य करने का आदेश दिया जाता है । 

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजना मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं सचिव , 
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , रांची द्वारा समय -समय पर निर्गत दिशा 
निर्देशों का अनुपालन करते हुए योजना के कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व राज्य स्तरीय 
मिशन निदेशक का होगा । 
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी, 

सरकार के सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 8 6 – 50 । 


